PART I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 28 , 2006 (PHGN . 9 , 1927 SAKA ) 


207 . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 15 फरवरी, 2006 


A 


क्रमांक 235 - ज-2-2006/ 2344.-- श्री छैलू राम पुत्र स्व . श्री पूर्ण सिंह, गांव पालड़ी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2071- ज -2-72/ 30048, 
दिनांक 11 अगस्त , 1972 द्वारा 150 / - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज -1-79 / 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/-रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/ 15918, दिनांक 
26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 / रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 
12 जून, 2002 द्वारा 5000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री छैलू राम की दिनांक 6 जून , 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री छैलू राम की पत्नी श्रीमती मानकौर के नाम फसल रबी, 2006 से 5000 /- रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 8 फरवरी, 2006 


आर० बी ० खरबन्दा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) रोहतक वृत 


दिनांक 6 जनवरी, 2006 


संख्या 28 आर0 ए0/199 /IV/18.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर , सरकारी 
प्रयोजन नामत: निर्माण झज्जर बाई पास सड़क (डाईवर्शन झज्जर शहर) के लिए ली जानी अपेक्षित है । 


इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सबके लिए जारी की गई है जिन से यह 
सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों को जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते 
हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप , हो तो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 
30 दिन के अन्दर भूमि अभिग्रह । कलक्टर, लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर 
सकता है । 


208 


HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 28, 2006 ( PHGN. 9, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र/ गांव 
हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 . 


5 


झज्जर 


झज्जर 


123 


19/4 , 


झज्जर 
हदबस्त नं ० 100 


7.15 एकड़ 
चौड़ाई 88 फुट 


12/3 , 1214 , 19/1 , 19/2 , 19/3, 
19/5 , 19/6 , 20/3, 21/1 , 22/1/1 , 22/2/1/1 . 
22/2/1/2, 26, 34 


146 22/1/2 , 22/2, 22/3, 21/3 


.. 


154 2/1 , 1/1/2, 10/1 


226 20/2, 21/2 


238 1/2/1 , 1/3/1 , 2/2 , 9/1 


269 21/1, 22/1 


270 


16/2/1, 16/1 , 25/3 


2903/2, 4/2, 5/2 


.291 


1/2, 1/3, 10/1, 10/2, 9 , 8/2/2, 12, 
13/1/2 , 13/2 , 14/2 , 17 , 18/1 , 24/ 2,25 / 1 


308 


1111 


309 


. 


5/1 , 6/1/1 , 6/1/2, 641, 1328, 1329, 1640, 
1663 


. 


( हस्ता.). 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक सर्कल, लोक निर्माण विभाग 
( भवन व मार्ग शाखा ), रोहतक । 


.. 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) ROHTAK CIRCLE 


The 6th January , 2006 


No. 28 R.A./199/AV/18.--Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by Government at the public expense , for a public purpose , for constructing Jhajjar bye Pass Road 
( Diversion Jhajjar City ) in Tehsil Jhajjar , District Thajjar . 

It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose. 

This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to allwhom itmay 
concern. 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officers, for the time being engaged in the undertaking , with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and to du all other acts by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days 
of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works 
Department ( Building and Roads Branch ), Bhiwani. 


PART I) 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 28, 2006 (PHGN . 9, 1927 SAKA ) 


209 


Specification 


District 


Tehsil 


Rectangle No./ Khasra No. 


Locality/ & 
H.B.No. 


Area in 
Acres 


1 . 


2 


3 


4 


5 


Jhajjar 


Jhajjar 


Jhajjar 
H.B. No. 100 


7.15 Acres 
Land width 88 


123 1272 , 1274 , 19/1 , 1972 , 1973 , 1974 , 

1975 , 19/6 , 20/3 , 21/1 , 22/1/1, 22/2/1/1 , 

22/2/1/2 , 26 , 34 
146 22/1/2 , 22/2 , 22/3 , 21/3 


154 2/1 , 1/1/2 , 10/1 


226 20/2 , 21/2 


238 1/2/1 , 1/3/1 , 2/2 , 9/1 


269 21/1 , 22/1 


270 16/2/1 , 16/1 , 25/3 


290 3/2 , 4/2 , 5/2 


291 1/2 , 1/3 , 10/1 , 10/2 , 9 , 8/2/2 , 12 , 

13/1/2 , 13/2 , 14/2 , 17 , 18/1 , 24/2 , 25/1 


308 11/1 


309 5/1 , 6/1/1 , 6/1/2 , 641, 1328 , 1329 , 1640 , 

1663 


(Sd .)..., 

Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , P.W.D. ( B & R Branch ), Rohtak . 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 20th February , 2006 


No. 1783 /268WN .” Whereas, the land described in Haryana Government Notification No. 7998 / 268W , 
dated 1st September , 2005 and published in Haryana Government Gazette , dated 1st September, 2005 issued under 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the expenses of Irrigation Department, 
Haryana for public purpose, namely , for the construction of New Belarkha Drain R. D. 3300 to 0 in Village Belarkha , 
Tehsil Narwana, District Jind . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, P. W.D. ( Irrigation Branch ), Ambala/ 
DRO -cum -L . A. Collector, Jind to take over the acquisition of land described in the specification appended to the 
declaration published in the aforesaid Notification . 


By Order of Governor of Haryana . 


J. S : CHEEMA , 

Superintending Engineer , 
Bhakra Water Services Circle , Kaithal. 


